शासन 


तासगढ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


POUDEL 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 176 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 7 मई 2019 – वैशाख 17 , शक 1941 


विधि और विधायी कार्यविभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 22 अप्रैल 2019 


आदेश 


क्रमांक 4169 / 802 /21- अ / स्था / 19. – राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, श्री रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव, विधि और 
विधायी कार्यविभाग, रायपुर (जिला न्यायाधीश, सुपर समयमान वेतनमान 182200 - 224100 , 7th केन्द्रीय वेतनमान लेबल - 15) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने 
के फलस्वरूप एतद्द्वारा, दिनांक 31 - 12 - 2019 को सेवानिवृत्त करती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उमेश कुमार काटिया , अतिरिक्त सचिव . 


351 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


